274 


HARYANA GOVT GAZ., FEB. 4, 1986 ( MAGHA 15, 1907 SAKA) 


[ PARTI 


क्रमांक 1549-ज- 2-85 / 2794. - श्री फुसा राम, पुत्र श्री नत्थू राम, गांव स्याणा , तहसील व जिला महेन्द्रगढ़, 
की दिनांक 10 सितम्बर, 1985, को हुई मृत्यु के परिणामस्वरूप , हरियाणा के राज्यपाल , पूर्वी पंजाब युद्ध पुरुस्कार अधिनियम , 
1948 (जंसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 4 एवं 
(ए )( ए ) तथा 3(1 ए) के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए , श्री फूसा राम की मुन्निग 300 रुपये वार्षिक : 
की जागीर जो उसे पंजाब सरकार को अधिसूचना क्रमांक 2439-जे .- एन - 11-66 4826, दिनांक 26 मार्च, 

1966 , 
5041 - पार-III- 70/ 29505, दिनांक 8 दिसम्बर, 1970 तथा 1789-जे-I- 79/ 44040 , दिनांक 30 अक्तूबर , 1979 द्वारा 
मंजूर की गई थी , अब उसकी विधवा श्रीमती फुसी देवी के नाम रखी , 1986 से 300 रुपये वार्षिक की दर से सनद में दी 
गई शर्तों के अन्तर्गत प्रदान करते हैं । 


. 


. 


. 


क्रमांक 1565 - ज ( 2)-85/2798. - पूर्वी पंजाब युद्ध पुरुस्कार अधिनियम , 1948 ( जैसा कि उसे हरियाणा राज्य 
में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है ) की धारा 2( ए) ( 1ए ) तथा 3( 1 ९ ) के अनुसार सौंपे गये 
अधिकारों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल, श्री दीदारी सिंह , पुत्र श्री नन्द लाल, गांव वालन्द , तहसील व जिला. 
रोहतक , को रबी , 1973 से खरीफ 1979 तक 150 रुपये वार्षिक तथा रवी 1986 से 300 रुपये वार्षिक कीमत की युद्ध 
जागीर सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं । 


दिनांक 29 जनवरी, 1986 


प 


क्रमांक 15.4G-ज( 2) -85/348 3. -- श्री लखा सिंह, पुत्र श्री उमराव सिंह, गांव चित्तलांग , तहसील व जिला 
महेन्द्रगढ़ की दिनांक 20 मार्च, 1985 को हुई मृत्यु के परिणामस्वरूप , हरियाणा के राज्यपाल , पूर्वी पंजाब युद्ध पुरुस्कार 
अधिनियम, 1948 ( जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया हैं और उसमें आज तक संशोधन किया गया है ) की 
धारा 4 एवं 2(ए)(1) तथा 3( 1) (ए ) के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री लखा सिंह की मुब्लिग 
300 रुपये की वार्षिक की जागीर जो उसे हरियाणा सरकार की अधिसूचना क्रमांक 46- ज -[ - 75/8375, दिनांक 
मार्च, 1975 तया 1789-ज-I-79/ 44040, दिनांक 30 अक्तूबर, 1979 , द्वारा मंजूर की गई थी , अब उसकी विधवा 

श्रीमती सुरजी देवी के नाम खरीफ 1985 से 300 रुपये वार्षिक की दर से सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत प्रदान करते 
है । 


26 


, 


LP 


ओ ० पी ० सांगड़ा , 


, 


. 


अवर सचिव , हरियाणा सरकार 

राजस्व विभाग । 


HEALTH DEPARTMENT 


The 6th January , 1986 
No. 1 / 5/ 82-1HB-III.--In exercise of the powers conferred by section 21 of the Drugs and 
Cosmetics Act, 1940 , the Governor of Haryana hereby appoints Shri Girdhari Lal Singal , Additis 
District Drugs Inspectui for the..purpose of Chapter- IVEf the aid Act, within the wicle Stat 
Haryana. 

TARSEM LAL , 
Secretary to Government , H 

Health Department . 


LATE NOTIFICATIONS 


1 


